Harpana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 157-2023/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक प्रथम सितम्बर, 2023 
(10 भाद्र, 1945 शक) 
विधायी परिशिष्ट 


क्रमांक विषय वस्तु 
भाग 1 अधिनियम 
कुछ नहीं 
भागा अध्यादेश 
कुछ नहीं 
भाग गा प्रत्यायोजित विधान 


1. अधिसूचना संख्या का०्आ० 57, के०अ० 16 /1927 / धा० 29/2023, दिनांक प्रथम सितम्बर, 
2023- अनुसूची में वर्णित जिला गुरूग्राम की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने 
बारे। 

2. अधिसूचना संख्या का०्आ० 58/ के०अ० 16 / 1927 / Mo 30/2023, दिनांक प्रथम सितम्बर, 
2023- जिला गुरूग्राम की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए 
गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे । 

3. अधिसूचना संख्या Plosilo 59,/ के०अ० 16 / 1927 / धा० 32/2023, दिनांक प्रथम सितम्बर, 
2023-अनुसूची में वर्णित जिला गुरूग्राम की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे | 

भाग1/५ शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


कुछ नहीं 


(Ixiii) 


पृष्ठ 


625—626 


627-628 


629-630 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 1, 2023 (BHDR. 10, 1945 SAKA) 625 


भागननाा 
हरियाणा सरकार 
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक प्रथम सितम्बर, 2023 


संख्या काग्आ० 57/Hoso 16/1927/धा० 29,//2023.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय 
अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करते हैं, जिस पर 
Vad अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्‌ :- 


अनुसूची 
जिला तहसील ग्राम का नाम, क्षेत्र का विवरण कुल क्षेत्रफल 
हदबस्त संख्या खसरा संख्या एकड़ में 
सहित 
1 2 3 4 5 
गुरूग्राम मानेसर कासन 263 मिन, 266 47.0 
129 


विनीत गर्ग, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग | 


626 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 1, 2023 (BHDR. 10, 1945 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 


ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT 


Notification 
The Ist September, 2023 


No. ७.0. 57/C.A. 16/1927/S. 29/2023.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with 
sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby 
declares the land described in the Schedule given below to be protected forests to which the provisions of Chapter IV 
of the said Act shall be applicable, namely:— 


SCHEDULE 
District Tehsil Village with Description of field Total area in 
Hadbast No. Khasra No. Acres 
1 2 3 4 5 
Gurugram Manesar Kasan 263 min, 266 47.0 


VINEET GARG, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Environment, Forests and Wildlife Department. 


10579—L.R.—H.G_P., Pkl. 


